सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 आषाढ़ , 1938 ( श०) 


संख्या- 424 


राँची , गुरुवार , 


22 जून , 2017 ( ई० ) 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


- 


अधिसूचना 
21 जून , 2017 


संख्या16/खाद्य(विविध )-12-18/ 16 - 103(16)- स्वा० -- श्री कृष्ण प्रसाद सिंह , 
सेवानिवृत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी (प्रभारी), रांची जिन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या 
46 ( 16 ) दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा अनुबंध के आधार पर खाद्य सुरक्षा 
पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है, को एतद् द्वारा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी 
के पद पर रांची जिला में पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 22 जून , 2017 
2. श्री सिंह द्वारा उक्त अधिसूचना के आलोक में दिनांक 31 मार्च, 2017 को 
विभाग में योगदान दिया गया है । अतः इन्हें मानदेय का भुगतान उक्त तिथि से किया 
जायेगा । 


3. श्री सिंह का क्षेत्राधिकार रांची नगर निगम क्षेत्र का वार्ड न० 01 से 35 तक होगा । 


4. इसमें सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कुमकुम प्रसाद, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 424-- 50 


